रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


PAN 


MERA 


SEAN 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड (i) 
PART II — Section 3 — Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , सोमवार , सितम्बर 30 , 2019 / आश्विन 8 , 1941 
NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 30 , 2019/ASVINA 8, 1941 
NEW DELHI 


सं . 581 ] 
No . 581 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 30 सितम्बर , 2019 


संख्या 33/ 2019- सीमा शुल्क 
सा . का .नि . 706( अ). - सीमा शुल्क अधिनियम , 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1 ) के तहत प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा , 
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना संख्या 39/ 96 -सीमा शुल्क , दिनांक 23 जुलाई, 1996 , जिसे 
सा . का . नि . संख्या 291 ( अ ), दिनांक 23 जुलाई, 1996 के तहत , भारत के राजपत्र , असाधारण , के भाग II , खण्ड- 3 , 
उप - खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था , में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा : 
उक्त अधिसूचना में , सारणी में , क्रम संख्या 18 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और 
प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा , यथा : 
| ( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 
“18 | मशीनरी उपस्कर , यदि , 

उपकरण , घटक , कल ( क ) उक्त माल का आयात एलसीएपी के उन प्राधिकृत निर्माण केन्द्रों के द्वारा किया जाता हो 
पुर्जे, औजार, सहायक 

जिसको कि भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के कम से कम उप सचिव स्तर के किसी 

अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो , और 
उपकरण , कम्प्यूटर 
सॉफ्टवेयर, माक अप्स ( ख ) ऐसे आयातकर्ता हर मामले में आयात के समय उक्त माल की सूची सहायक आयुक्त , 
और मॉडल , कच्चा सीमा शुल्क या उप आयुक्त, सीमा शुल्क को सौंपते हों जिसमें उसका सुसंगत विवरण 
माल तथा उपभोग की 


5134 GI / 2019 


(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(i)] 


होगा, अर्थात , 


सामग्री जो कि रक्षा 
मंत्रालय के लाइट 
कम्वैट एयर क्राफ्ट 
प्रोग्राम ( एलसीएपी ) के 
उद्देश्य से आवश्यक 


( 1) वरिष्ठ प्रबंधक या सहायक निदेशक , एरो नॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा यह 

विधिवत प्रमाणित किया जाए कि उक्त सूची में उल्लिखित माल रक्षा मंत्रालय के 
एलसीएपी के लिए आवश्यक है और इसका उपयोग केवल एलसीएपी के लिए ही 
किया जाएगा और इसका विनिर्माण भारत में नहीं होता है; और 


हो । 


( 2 ) भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के कम से कम अवर सचिव श्रेणी के अधिकारी द्वारा 

यह प्रमाणित किया जाए कि उल्लिखित सूची में आयातित माल रक्षा मंत्रालय के 
एलसीएपी के उद्देश्यों के अनुसार आयातित किए गए हैं । 


स्पष्टीकरण : इस छूट में निहित कोई भी बात 04 दिसम्बर, 2021 को या उसके बाद प्रभावी 
नहीं होगी । 


[ फा . सं . 354/ 76/ 2006 -टीआरयू ] 

रूचि बिष्ट , अवर सचिव 
टिप्पणी: - प्रधान अधिसूचना संख्या 39/ 96-सीमा शुल्क , दिनांक 23 जुलाई, 1996 को सा . का . नि . संख्या 291( अ), दिनांक 

23 जुलाई , 1996 के तहत , भारत के राजपत्र, असाधारण , के भाग II , खण्ड -3, उप - खण्ड (i) में प्रकाशित किया 
गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 12/2019-सीमा शुल्क , दिनांक 11 अप्रैल , 2019, सा . का .नि . 
302 ( अ), दिनांक 11 अप्रैल, 2019 के तहत, के द्वारा संशोधन किया गया था । 


MINISTRY OF FINANCE 
( Department of Revenue ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 30th September, 2019 

No. 33 / 2019 -Customs 
G . S . R . 706 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 25 of the Customs Act, 
1962 (52 of 1962 ), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby 
makes the following further amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department 
of Revenue), No. 39 / 96 -Customs, dated the 23rd July , 1996 , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , 
Section 3, Sub- section(i), vide number G. S. R. 291( E), dated the 23rd July, 1996, namely: 
In the said notification , in the Table, for S . No. 18 and the entries relating thereto , the following S . No. and entries shall 
be substituted, namely: 
(1 ) ____ ( 2 ) 


( 3 ) 


“ 18 


If , 


(a ) the said goods are imported by authorised works centres of the LCAP, as may be 

designated by an officer not below the rank of a Deputy Secretary to the Government 
of India , in the Ministry of Defence; and 


Machinery , 
equipment, 
instruments, 
components , spares , 
tools, accessories , 
computer software , 

mock- ups and 
models, 
materials 
consumables required 
for the purposes of 
Light Combat 
Aircraft Programme 
( LCAP) of the 


(b ) such importers produce to the Assistant Commissioner of Customs or Deputy 

Commissioner of Customs, at the time of import, in each case , a list of the said 
goods with their relevant description , - 


raw 


and 


( 1) duly certified by the Senior Manager or the Assistant Director, Aeronautical 

Development Agency , to the effect that the goods mentioned in the said list are 
required for the LCAP of the Ministry of Defence , shall be used only for the 
LCAP and that they are not manufactured in India ; and 


[ TT II - 905 3 ( 1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Ministry of Defence 


(2 ) duly certified also by an officer not below the rank of an Under Secretary to the 

Government of India in the Ministry of Defence to the effect that the imports of 
the goods mentioned in the said list are authorised by the Ministry of Defence 
under and for the purposes of the LCAP . 


Explanation . - Nothing contained in this exemption shall have effect on or after the 
4 h day of December, 2021.” . 


[F . No. 354 / 76 /2006 - TRU ] 

RUCHI BISHT, Under Secy. 
Note : The principal notification No. 39 /96 -Customs, dated the 23rd July , 1996 was published in the Gazette of India , 

Extraordinary, Part II , Section 3 , Sub -section (i), vide number G .S . R . 291(E ), dated the 23rd July , 1996 and last 
amended vide notification No. 12 /2019 -Customs, dated the 11th April, 2019, published vide number 
G . S .R . 302 (E ), dated the 11th April, 2019 . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road ,Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


MANOJ 
KUMAR 
VERMA 


Digitally signed 
byMANOJ 
KUMAR VERMA 
Date: 2019. 10 .03 
18 :06 :03 + 05 30 


